रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004 /99 


REGD . NO . D . L.- 33004 / 99 


Pr 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग [ - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II --- Section 3 --- Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, शुक्रवार , सितम्बर 7 , 2001 / भाद्र 16 , 1923 
NEW DELHI, FRIDAY , SEPTEMBER 7, 2001/BHADRA 16 , 1923 


सं . 450 ] 
No. 450] 


- 


गृह मंत्रालय 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


NOTIFICATION 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2001 


सा . का . नि . 651( अ ). - राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित 
आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है : -- 


New Delhi, the 7th September, 2001 

G .S. R. 651 (E . - The following Order made by the 
President is published for general information : 

ORDER 


आदेश 


मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 
जारी की गई दिनांक 2 जून, 2001 की उद्घोषणा संख्या सा. का. नि . 
410 ( अ ) के खंड ( क ) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 174 के 
खंड ( 2 ) के उप - खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
मैं , के. आर. नारायणन, भारत का राष्ट्रपति , एतद्वारा मणिपुर राज्य की 
विधान सभा को तत्काल प्रभाव से विषटित करता हूं । 
नई दिल्ली , 

( के . आर. नारायणन ) 


In exercise of the powers conferred by sub -clause 
( b ) of clause ( 2 ) of article 174 of the Constitution, read 

with clause ( a) of the Proclamation number G. S. R 
410 (E ), dated , the 2nd June, 2001 issued under article 
356 of the Constitution in relation to the State of 
Manipur, I, K . R. Narayanan, President of India, hereby 
dissolve the Legislative Assembly of the State ofManipur 
with immediate effect. 


New Delhi , 


( K. R. NARAYANAN) 

PRESIDENT . 


दिनांक 7 - 9 - 2001. 


राष्ट्रपति । 


the 7th Sept., 2001. 


u 


[ फा. सं. V - 11013/ 4/ 2000 - सी. एस. आर. ] 


[ F. No V- 11013/4/2000 - CSR ] 

KAMAL PANDE , Secy 


कमल पांडे, सचिव 


2798 


